रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 - - - - -- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


- 


- - 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PARTI - Section 3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 211] 
No. 211 ] 


नई दिल्ली, सोमवार , मई 16 , 2005 / वैशाख 26 , 1927 
NEW DELHI, MONDAY, MAY 16 , 2005NVAISAKHA 26 , 1927 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नईदिल्ली, 16 मई, 2005 
सं. 25 / 2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


सा . का .नि . 316( अ ) - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 
5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II ; 
खंड 3 , उपखंड ( i ), तारीख 1 मार्च, 2005 ( सा0का0नि0 129 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2005) में प्रकाशित 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 9 / 2005 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
तारीख 1 मार्च, 2005 को उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई है या जिन्हें करने का 
लोप किया गया है , विखंडित करती है । 


__ [ फा . सं. 354/ 40/ 2005 -टीआरयू ] 

वि . शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 9/ 2005 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में , जो भारत के राजपत्र में 
( सा0का0नि0 129 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका संशोधन सा0का0नि0 
295 ( अ) तारीख 13 मई, 2005 को द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 22 / 2005 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 13 
मई, 2005 द्वारा किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 16th May, 2005 

No 25 /2005 - CENTRAL EXCISE . 
G .S. R . 316 (E ).---- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of section 5A of the Central 
Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest 


1526 GI/ 2005 


" THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY __ _ [ PART I[---SEC. 3(i)] 
so to do , hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue), No. 9 /2005 - Central Excise, dated the 1st March , 2005, published in Part II , Section 3, Sub 
section (i) of the Gazette of India , Extraordinary, dated the 1st March , 2005 , vide No . G . S.R . 129 (E ), dated the 
1st March, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such rescission . 


_ [F. No . 354 /40 /2005-TRU] 

V . SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy . 
Note : The principal notification was published in the Part II, Section 3, Sub - section (i) of the Gazette of India, 

Extraordinary, dated the 1st March, 2005, vide No. G.S. R. 129( E ), dated the 1st March, 2005 and was 
subsequently amended vide notification No. 22 / 2005, dated the 13th May, 2005 published in the Part II , 
Section 3 , Sub -section (i ) of the Gazette of India , Extraordinary , dated the 13th May, 2005 , vide No. G .S . R . 
295( E ), dated the 13th May, 2005 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 मई, 2005 

सं. 26 / 2005 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का.नि. 317 ( अ ), केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1 ) की धारा 5क की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना 
आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 23 / 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
तारीख 31 मार्च, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा . का . नि . 266 ( अ) , तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थातः 


---....... 


. 


. 


...... 


उक्त अधिसूचना में , 
( क ) सारणी में , क्रम सं0 (1) के सामने , स्तंभ (5) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर 
जायेगा । 


“1 " प्रतिस्थापित किया 


( ख ) उपाबंध में , शर्त में , क्रम सं0 2 से पहले निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा , अर्थातः 


क्रम सं0 


। 


“ 1 . 


| शर्त 
जिस माल पर छूट दी जा रही है वह जब घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचा जाये तो उस पर राज्य सरकार 
द्वारा बिक्री कर या वैट से छूट न दी गई हो ।" ; 


[ फा. सं. 354/ 40/ 2005 -टीआरयू ] 
. वि. शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 


. 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 23 / 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 31 मार्च, 2003 में , जो भारत के 
राजपत्र में ( सा0का0नि0 266 ( अ ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन 
सा0का0नि0 295 ( अ) तारीख 13 मई, 2005 को द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 22/ 2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
तारीख 13 मई, 2005 द्वारा किया गया था | 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] | 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th May, 2005 
No. 26 /2005 -CENTRAL EXCISE 


G . S.R . 317(E ).- In exercise of powers conferred by sub-section ( 1) of section 5A of the Central Excise Act , 

1944 (1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , 
hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance (Department of Revenue) No . 23 /2003 -Central Excise , dated the 31st March , 2003 which was 
published in the Gazette of India , Extraordionary , vide number G .S.R . 266 (E ), dated the 31st March , 2003, 
namely : 

In the said Notification , 
( A ) in the Table , against Sr . No . 1 , for the entry in column ( 5 ) , , the entry "1 " shall be substituted ; 


( B ) in the Annexure , in Conditions, before Sr . No. 2, the following shall be inserted, namely: 
Sr. No. 

Conditions 
If the goods being cleared into the Domestic Tariff Area are not exempt by the State Government 
from payment of sales tax or value added tax " ; 


- 


6 . 1 . 


[ E. No. 354 / 40 /2005-TRU 
V . SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy . 


Note : The principal notification was published in the Part II, Section 3, Sub - section (i) of the Gazette of India , 

Extraordinary, dated the 1st March, 2005, vide No . G. S. R . 266 ( E), dated the 31st March, 2003 and was last 
amended vide notification No. 22 /2005 - Central Excise , dated the 13th May, 2005 published in the Part II, 
Section 3, Sub - section (i) of the Gazette of India , Extraordinary , dated the 13th May, 2005, vide No. G.S. R. 
295 ( E ), dated the 13th May, 2005. 


__ अधिसूचना 
नई दिल्ली , 16 मई, 2005 

सं . 45 / 2005- सीमा शुल्क 
सा . का .नि . 318( अ ). - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, विशेष 
आर्थिक क्षेत्र में निर्मित सभी माल को जो कि विदेश व्यापार नीति 2004 - 2009 के अंतर्गत भारत के किसी अन्य क्षेत्र 
में लाया गया है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51 ) की धारा 3 की उपधारा ( 5 ) के अंतर्गत देय 
अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देती है । 


परंतुक यह छूट सिर्फ उन्हीं माल पर लागू होगा जब घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचे जाने पर राज्य सरकार द्वारा 
बिक्री कर या वैट से छूट नहीं हो । 


स्पष्टीकरणः इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का अभिप्राय उस विशेष आर्थिक क्षेत्र 
से है जिन्हें सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52 ) की धारा 76क के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित 
किया गया है । 

[ फा . सं . 354 / 40/ 2005 - टीआरयू ] 
_ वि . शिवसुब्रमणियन, उप सचिव 


- - - 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC. 3 (1)] 


NAV 


NOTIFICATION 
New Delhi,the 16th May, 2005 

No. 45 /2005-CUSTOMS 


G .S. R . 318( E ).- - . In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 25 of the 
Customs Act , 1962 (52 of 1962 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do, hereby exempts all goods produced or manufactured in a special economic zone and brought 
to any other place in India in accordance with the provisions of the Foreign Trade Policy 2004 -2009 , from the 
whole of the additional duty of customs leviable thereon under sub -section (5 ) of section 3 of the Customs 
Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ): 


Provided that no such exemption shall be applicable if such goods, when sold in domestic tariff area , 
are exempted by the State Government from payment of sales tax or value added tax . 


Explanation.- For the purposes of this notification , “ special economic zone” means the special economic 
zones notified by the Government of India , under section 76A of the Customs Act , 1962 (52 of 1962). 


[F. No. 354 /40 /2005- TRU ) 
V.SIVASUBRAMANIAN , Dy.Secy. 


Priniui by tic Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

ürid Pullision by the Controlier of Publications , Delhi- 110054 . 


